निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1254) पटना , शुक्रवार , 6 नवम्बर 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

13 मई 2015 
सं0 9 / आरोप ( राज0 ) ( नि0) - 1 - 34 / 2012 - 2166 — श्री मिथिलेष कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक , 
मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, दायित्वों के प्रति प्रतिकूल आचरण , विभागीय निर्देशों का 
उल्लंघन, राजस्व की क्षति आदि आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा 
संशोधित 2007 के नियम - 17 ( 2 ) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या - 2328 दिनांक 09. 05.2012 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. श्री कुमार के दिनांक 31.12. 2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार 
पेंशन नियमावली, 1950 के नियम - 43 ( बी .) के तहत् विभागीय संकल्प संख्या - 2066 दिनांक 25. 03.2013 द्वारा 
सम्परिवर्तित किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी , विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने पत्रांक - 315 / सी0डी0ई0 दिनांक 25.06. 
2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमें आरोप संख्या - 1 से 3 तक 
पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या - 4 के संबंध में आरोप में दिया गया क्षति का आकड़ा जॉच में निबंधन के समय में 
प्रचलित न्यूनतम बाजार मूल्य के संबंध में प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों के आलोक में भिन्न देखा जा सकता है, परंतु आरोप 
संख्या - 4 की मूल भावना और सार पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित है । 

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक - 3023 दिनांक 16. 
07. 2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के 
नियम - 18 (3 ) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी । 

5. श्री कुमार द्वारा दिनांक 12.08. 2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है । श्री कुमार 
द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित किया है कि न्यायसंगत रूप से MVR के मानक के अनुकूल 50 फीट तक 
व्यवसायिक एंव 50 फीट के बाद आवासीय वर्गीकरण गाईड लाईन के कारण , मार्च भीड़ में दो सप्ताह मे दो दस्तावेजों 
का स्थल निरीक्षण करवाने तथा दो दिन में निबंधन के कारण हुई इस मानवीय भूल को क्षमा करते हुए आरोप से मुक्त 
करने का अनुरोध किया गया है । 

6. श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को ठोस साक्ष्यों के अभाव में संतोषप्रद नहीं मानते हुए एवं 
संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के सहमत होते हुए बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम - 139 ( बी0 ) के तहत् 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 नवम्बर 2015 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध उनके पेंशन से 20 % (बीस ) प्रतिषत कटौती करने का दण्ड 
अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है । 

7. विभागीय पत्रांक - 4562 दिनांक 20. 10.2014 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना से परामर्श / अभिमत की मांग की गई । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक - 2507 दिनांक 22.01.2015 
द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड 
प्रस्ताव में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नही है एवं बिना परामर्ष के विभागीय प्रस्ताव 
वापस कर दिया गया है । 

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श / अभिमत के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के 
विरूद्ध श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, मधेपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली, 
1950 के नियम 139 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत उनके पेंशन से 20 (बीस ) प्रतिशत कटौती करने का दण्ड 
अधिरोपित किया जाता है । इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

__ अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1254 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


